962 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT , 9, 1989 (BHDR. 28, 1911 SAKA) 


[ PART 1 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 13 सितम्बर , 1989 


7 


क्रमांक 80 6 ज( II ) .89 / 26689.- श्री झबडू राम, पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव अजाईन , तहसील व जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा (ए ) 2( 19 ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 6219- प्रार - 11-70/ 24737, दिनांक 27 जनवरी, 1971 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में 
प्रधिसूचना क्रमांक 5041 - प्रार- III -- 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रपए और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-J - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रूपए से बढ़ाकर 300 रपए 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री झबडू राम की दिनांक 3 दिसम्बर , 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन कियाया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री झबडू राम की विधवा श्रीमती 
सरूपी के नाम रबी , 1984 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते 


. 


ince 


शुद्धि - पत्र 


दिनांक 12 सितम्बर , 1989 


. 


क्रमांक 800- ज( 2 )-89/265 66. - हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 862-ज ( 2 ) -76 
2220 3, दिनांक 21 जुलाई, 1976 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1976 में प्रकाशित की गई है, 
में क्रमांक 3 के आगे थी सरत सिंह, पुन श्री दाना राम की बजाये श्री सूरत सिंह, पुन श्री गिरधारी . लाल पढ़ा जाए । 


पी ० के ० बाली , 


उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 6th September , 1989 
No. 1940- AR- 4-89/ 19437.-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land 
specified below is necdcd by the Government. at public expense, for a public purpose, namely , 
for providing a path under the Haryana Utilization of Surplus and Other Area Scheme , 1976 , 
to the allottees of surplus land, in village Sondhi, tehsil Jhajjar , district Rohtak , it is hereby 
notified that the land described in the specification below is needed for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 
1894 , for the information of all to whom it may concern ; 

In cxercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the officers, with their servants and workmen, for the time being engaged in the 
undertaking , to cnter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required 
Or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may, within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette 
or in two newspapers or publicity in the locality, whichever is later, file an objection , if any, in 
writing before the Sub - Divisional Officer ( Civil)-cum- Land Acquisition Collector, Jhajjar . 

The plan of the land may be inspected in the office of Sub -Divisional Officer (Civil), 
cum -Land Acquisitiory Collector, Jhajjar . 


PARTD 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 19, 1989 (BHDR. 28 , 1911 SAKA ) 


963 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 


Khasra 

No. 


Area 


Rohtak 


Jhajjar 


35/16 Min 


Sondhi , 
H. B. No. 83 


. 


East West 
36 

36 
North South 
2 

2 
36x2 


Total 


(0- -8 M 


A. BANI.RJI F , 
Financial Commissioner and Secuciary to Covernment , Hatana , 

Revenue Department . 
राजस्व विभाग 
दिनांक 6 सितम्बर, 1989 


सं ० 1940 - ए -यार 3-4-89/ 19437.-- कि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव सौन्धी , तहसील झज्जर , जिला रोहतक , में अधीगेष 
भमि के प्राबंदतियों को हरियाणा प्रधी शेष तथा अन्य क्षेत्र उपयोग योजना, 1976, के अधीन रास्ता उपलब्ध करवाने के लिये 
अपेक्षित है । इस लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है. कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये 
अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 1 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लियें की जाती है जिनका इससे संबंध है । 

पोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग - करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय कार्य में लगे 
अधिकारिपों को उनके मेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस 
धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
या दो समाचारपत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की निधि से , मे से जं भी । गे है . : 0 दिन की क्षति 
के भीतर उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) ( व भूमि अर्जन कलैक्टर, इ.उजर , के. सम्मा लिखित रूप में प्राक्षेप, यदि कोई 
हो , दायर कर सकता है 

मूमि के नगे का निरीक्षण उप - मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर, के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


खसरा 
संख्या 


रोहतक 


झज्जर 


35 


शर्क गर्व 


जनब 


शुमाल 


सौन्धी , 
हदबस्त संख्या 83 


36 


36 


2 


2 


16 मिन 


36X2 


.. 


कल : 

0 --- 8 मरला 

ए ० बैनरजी , 
आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


. 


